PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ., JULY 3, 2012 ( ASAR. 12. 1934 SAKA) 


557 


लोक निर्माण विभाग 
( भवन तथा मार्ग शाखा) कैथल वृत्त 

दिनांक 26 जून , 2012 
क्रमांक 953. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि नीचेविनिर्दिष्ट भूमि . सरकार द्वारा; सरकारी खर्च पर. सरकारी 
प्रयोजन नामत : ब्रीज गढ़ी से पीपलथा सड़क (जिला जींद )में निर्माण के लिए तुरंत अपेक्षित है । जिसकी भूमि अर्जन अधिनियम , 1984 की 
धारा 17 की उपधारा (2) के खण्ड (ग ) के साथ पठित धारा 4 के अधीन हरियाणा सरकार , लोक निर्माण विभाग ( भवन तथा मार्ग शाखा), 
अधिसूचना संख्या 951 , दिनांक 27 अप्रैल, 2012 को प्रकाशित की गई । इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्ट में वर्णित भूमि 
उपर्युक्त परियोजना के लिए तुरंत अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 17 की उपधारा ( 2) के खण्ड (ग) के साथ पठित धारा 6 के उपबंधों के अधीन उन 
सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए की जाती है जो इससे संबंधित हैं और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबंधों के अधीन भूमि अधिग्रहण 
कलेक्टर , लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा), हिसार को एतद् द्वारा भूमि अधिग्रहण करने के आदेश लेने के लिए निर्देश दिया जाता 
है । 

भूमि के नक्शे का निरीक्षण भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा), हिसार और कार्यकारी अभियन्ता, 
प्रांतीय मण्डल , लोक निर्माण विभाग ( भवन तथा मार्ग शाखा), नरवाना के कार्यालय में देखा जा सकता है । 

विशिष्ट विवरण 


जिला 


तहसील 


ग्राम 


मुरब्बा नं ०/किला नं 


क्षेत्रफल 
एकड़ों में 


ह . संख्या 


जींद 


नरवाना 


गढ़ी 


1.56 


23/121 


ह ० नं ० 52 


22 


23 


24 


24 // 22 


23 


24 


25 


27112 


3 


4 


5/1 


28 // 1/ 2 


2 


3 


4 


( हस्ता/- )..., 

अधीक्षक अभियन्ता, 
कैथल वृत्त , लोक निर्माण विभाग, (भवन तथा मार्ग शाखा), 

कैथल । 


558 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 3 , 2012 (ASAR . 12 , 1934 SAKA) 


[ PARTI 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
(BUILDING & ROADS BRANCH ) KAITHAL CIRCLE 


The 26th June, 2012 


No. 953. Whereas it appears to the Governor of Haryana that the land specified below is needed by the 
Government at public expense , for a public purpose, namely , construction of Bridge on Garhi to Pipaltha road (Distt. 
Jind ) for which notification has been issued vide No. 951 dated 27th April, 2012 under Section 4 of Land Acquisition 
Act, 1984 and published in Haryana Government Gazette , dated 8th May , 2012 . 


It is , therefore, hereby declared that the land described in the specification below is required for the aforesaid 


purpose . 


The declaration is made under the provisions of Section 6 read with clause (c ) Sub -section (2 ) of Section 17 of the 
Land Acquisition Act, 1984 , for the information of all to whom it may concern under the provision of Section 7 of the 
said Act , Land Acquisition Collector, Public Works Department. (Building & Roads Branch ), Hisar is hereby directed 
to take order for the acquisition of the said land . 


Plan of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector, Public Works Department, 
(Building and Roads Branch ), Hisar and the Executive Engineer, Provincial Division , Public Works Department, 
(Building & Roads Branch ), Narwana . 

Specification 


District 


Tehsil 


Rectangle /Killa No. 


Locality /Village 
and Hadbast No. 


Area in 
Acres 


Jind 


Narwana 


Garhi 


1.56 


23 // 21 


H.B No. 52 


22 


23 


24 


241/22 


23 


24 


25 


271/2 


3 


4 


5/1 


28 // 1 / 2 


2 


3 


4 


( Sd .) ... , 
Superintendent Engineer, 
Kaithal Circle, P.W.D. ( B & R Branch ), Kaithal. 


